PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA) 


607 


गृह विभाग 


दिनांक 24 जून, 2008 


संख्या 8084/पी0-4.-~-चूंकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा 
सरकार , गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 829/ पी0-4, दिनांक 23 जनवरी, 2008 में, वर्णित भूमि, सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक 
प्रयोजन अर्थात् गांव रामथली, तहसील गुहला, जिला कैथल में पुलिस चौकी, रामथली के नए भवन तथा पारिवारिक क्वार्टरों के निर्माण के लिए 
अपेक्षित घोषित की गई है । 


इसलिए , अब, भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1 ), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा 
के राज्यपाल, उप -मण्डल अधिकारी ( नागरिक)-एवं - भूमि अर्जन कलैक्टर, गुहला, जिला कैथल को निर्देश देते हैं कि वह पूर्वोक्त अधिसूचना के 
साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के आदेश लें । 


के ० एस ० भोरिया , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव 
हरियाणा सरकार , गृह विभाग, चण्डीगढ़ । 


HOME DEPARTMENT 


The 24th June, 2008 


No. 8084/ P -4. - Whereas, the land described in the Haryana Government, Home Department, notification 
No. 829 /P -4 , dated the 23rd January, 2008, issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 
1894 ), has been declared to be needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for 
the construction of building of Police Post Ramthali and its staff quarters, at village Ramihali, Tehsil Guhla , 
District Kaithal; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 
of 1894 ), the Governor of Haryana hereby directs the Sub Divisional Officer ( Civil ) -cum -Land Acquisition 
Collector, Guhla , to take order for the acquisition of land described in the specifications appended to the declaration 
published with the aforesaid notification . 


K. S. BHORIA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana , Home Department, Chandigarh . 


कृषि विभाग 


दिनांक 23 जून, 2008 


. 


संख्या 1508- कृषि-II(4) -2008/13751.- हरियाणा कपास ओटाई तथा दबाई कारखाना अधिनियम, 1992 (1993 का अधिनियम 16), 
की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 445- कृषि-||(4)-2008/7341. 
दिनांक 20 फरवरी, 2008 , के प्रतिनिर्देश से हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों की सुनवाई के बाद , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्पूर्ण हरियाण 
राज्य में (प्रथम सितम्बर , 2007 से 31 अगस्त, 2008 तक ) वर्ष 2007-08 की कपास ऋतु के लिए प्रति गांठ के निम्नलिखित प्रभार नियत करते 
हैं जो राज्य में उनकी ओटाई तथा दबाई के लिए कारखाना मालिकों द्वारा प्रभार्य होगी । ये प्रभार कपास की गांठ की चारों तरफ से नए स्टैण्डर्ड 
हैशियन 50"/ 11 औंस ( हैफेड जिनरीज़ की चौड़ाई के सम्बन्ध में इसी किस्म की हैशियन का प्रयोग करेगा) तथा नई प्रैस पत्ती से लिपटी होने पर 


608 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA) 


[ PARTI 


गांठ की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन को सुनिश्चित करेंगे : 


क्रम 


मद 


प्रति गांठ 


टिप्पणियां 


केवल जिनिंग , 
( रुपये प्रति गांठ ) 


केवल प्रैसिंग 

जिनिंग तथा 
( रुपये प्रति गांठ ) प्रैसिंग 

(रुपये प्रति गांठ) 


शुद्ध भार 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


190 


405 


2 . 


190 


465 


सा - जिनिंग 

215 
. डबल रोलर जिनिंग 

275 
(माडन ) 
रोलर -जिनिंग 

242 
( सफाई सहित ) 
रोलर-जिनिंग (बिना सफाई) 240 


170 + 5 किलोग्राम 

गांठों को सभी ओर से पूर्णरूप 
सभी महीनों के लिए से ढकने के लिए पैकिंग में 
मार्च से जून छोड़कर प्रयोग की गई सामग्री की 
जबकि समायोजन लागता 
सीमा +7 किलोग्राम 
होगी । 


3 . 


190 


432 


4 . 


190 


430 


राज कुमार, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 23rd June , 2008 


No. 1508 - Agri.II ( 4) -2008/13751 .-- In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Haryana 
Cotton Ginning and Pressing Factories Act, 1992 ( Act 16 of 1993), and with reference to Haryana Government, 
Agriculture Department , Notification No. 445- Agri.II (4)-2008/7341, dated the 20th February, 2008, the Governor 
of Haryana hereby fixes the following charges per bale for the Cotton season 2007-08 (from 1st September, 2007 
to 31st August, 2008 ) throughout the State of Haryana which may be charged by the factory owners for pressing 
and ginning thereof. The charges fixed are full coverage from all sides of the bale with new standard hessian of 
50 " /11 OZ (Hafed ginneries will use same quality of Hessian in respect of width ) with new iron hoops to ensure 
quality and durability.of bale : -- 


Item 


Net weight 


Remarks 


Serial 
No. 


Ginning only Pressing only Ginning and 
( Rs. per bale) ( Rs. per bale ) Pressing 


per bale 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 
2 . 


190 
190 


405 
465 


Saw Ginning 

215 
Double Roller 

275 
Ginning (modern ) 
Roller Ginning 

242 
( with pre- cleaning ) 
Roller Ginning 

240 
(without pre -cleaning) 


3 . 


Inclusive cost of 
material used in 
packing for full 
coverage from all 
sides of the bale . 


190 


170 kg . + 5 kg . 
for all months 
except during 
March to June 
when the 
tolerance limit 
shall be + 7 kg. 


432 


4 . 


190 


430 


RAJ KUMAR , 
Financial Commissioner and Principal Secretary, 
to Government Haryana , Agriculture Department. 


